रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3604 ] 
No. 3604 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 12082022-238062 


5441 GI / 2022 


CG - DL - E - 12082022-238062 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 12 , 2022 / श्रावण 21 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , AUGUST 12 , 2022 / SHRAVANA 21 , 1944 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 

( कृषि , एवं किसान कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2022 

का . आ . 3777 ( अ ) . – विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम , 1914 ( 1914 का 2 ) की धारा 3 की उप - धारा 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 
में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा , निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात : 

1 . 

लघु शीर्ष और प्रारंभ - - ( 1 ) इस आदेश को पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) ( तीसरा संशोधन ) 
आदेश , 2022 कहा जाएगा । 


( 2 ) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा । 

2. अनुसूची VI में संशोधन - पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) , आदेश 2003 की अनुसूची VI में - 

( i ) 


अनुसूची- VI के अंतर्गत क्रम संख्या 262 के सामने पोम फल ( सेब , नाशपाती ( पाइरस एसपीपी ) और क्विंस 
( साइडोनिया एसपीपी ) के संबंध में ( ii ) खपत के लिए ताजे फल से संबंधित कॉलम ( 3 ) में प्रविष्टियां , कॉलम 4 के तहत 
प्रविष्टियां ( vili ) दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया जाएगा । 


( ii ) क्रम संख्या 262 के सामने , पोम फल के संबंध में , कॉलम ( 2 ) में , मैलसडोमेस्टिका ( प्लम ) से संबंधित प्रविष्टि ( ii ) , 
कॉलम ( 3 ) में खपत हेतु ताजे फल के संबंध में , कॉलम ( 4 ) में आइटम ( x ) के बाद और इससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने , 
कॉलम ( 4 ) , ( 5 ) और ( 6 ) के बाद , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामतः : 


( 1 ) 


2 


( 4 ) 
( xi ) दक्षिण 
अफ्रीका 


( iii ) दक्षिण 
अफ्रीका 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 5 ) 

निम्नलिखित से 
मुक्त : 

क ) सेराटाइटिस कैपिटाटा ( भूमध्य फल मक्खी ) 
ख ) सेराटाइटिस रोजा ( नेटल फ्रूट फ्लाई ) 
ग ) साइडिया मोलेस्टा ( ओरिएंटल फ्रूट मोथ ) 
घ ) साइडिया पोमेनेला ( कोडिंग मोथ ) 
ङ ) इरविनिया अमाइलोवोरा ( फायर ब्लाइट ) 
च ) स्यूडोकोकस कैल्सोलारिया ( स्कार्लेट मीली बग ) 


( 4 ) 

( ii ) दक्षिण 
अफ्रीका 


क्रम संख्या 262 के सामने , पोम फल के संबंध में , कॉलम ( 2 ) में , पाइरस एसपीपी ( नाशपाती ) ' , से संबंधित प्रविष्टि 
( iv ) , कॉलम ( 3 ) में खपत हेतु ताजे फल के संबंध में , कॉलम ( 4 ) में आइटम ( ii ) के बाद और इससे संबंधित प्रविष्टियों के 
सामने , कॉलम ( 4 ) , ( 5 ) और ( 6 ) के बाद , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामतः : 

( 5 ) 


निम्नलिखित से मुक्त : 

क ) सेराटाइटिस कैपिटाटा ( भूमध्य फल मक्खी ) 
ख ) सेराटाइटिस रोजा ( नेटल फ्रूट फ्लाई ) 
ग ) साइडिया मोलेस्टा ( ओरिएंटल फ्रूट मोथ ) 
घ ) साइडिया पोमेनेला ( कोडिंग मोथ ) 
ङ ) इरविनिया अमाइलोवोरा ( फायर ब्लाइट ) 
च ) स्यूडोकोकस कैल्सोलारिया ( स्कार्लेट मीली बग ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


( 6 ) 

क ) सेराटाइटिस कैपिटाटा ( भूमध्यसागरीय फल 
मक्खी ) और सेराटाइटिस रोजा ( नेटल फ्रूट 
फ्लाई ) के लिए कीट मुक्त स्थिति या 


निम्नलिखित से मुक्त : 

क ) सेराटाइटिस कैपिटाटा ( भूमध्य फल मक्खी ) 
ख ) सेराटाइटिस रोजा ( नेटल फ्रूट फ्लाई ) 
ग ) साइडिया मोलेस्टा ( ओरिएंटल फ्रूट मोथ ) 
घ ) साइडिया पोमेनेला ( कोडिंग मोथ ) 
ङ ) इरविनिया अमाइलोवोरा ( फायर ब्लाइट ) 
च ) स्यूडोकोकस कैल्सोलारिया ( स्कार्लेट मीली बग ) 


ख ) 10 दिनों के लिए OOC या उससे नीचे के 
आयात - पूर्व / मार्गस्थ शीत उपचार ; 11 दिनों के 
लिए 0.550C या उससे नीचे ; 12 दिनों के 
लिए 1.10C या उससे नीचे प्लस 
भूमध्यसागरीय फल फ्लाई के लिए मार्गस्थ 
शीत उपचार 


( 6 ) 

क ) सेराटाइटिस कैपिटाटा ( भूमध्यसागरीय 
फल मक्खी ) और सेराटाइटिस रोजा ( नेटल फ्रूट 
फ्लाई ) के लिए कीट मुक्त स्थिति या 


, 

( iv ) क्रम संख्या 262 के सामने , पोम फल के संबंध में , कॉलम ( 2 ) में , ' सिडोनिया एसपीपी ( क्विंस ) , ' , से संबंधित प्रविष्टि 
( v ) , कॉलम ( 3 ) में खपत हेतु ताजे फल के संबंध में , कॉलम ( 4 ) में आइटम ( i ) के बाद और इससे संबंधित प्रविष्टियों के 
सामने , कॉलम ( 4 ) , ( 5 ) और ( 6 ) के बाद , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामतः : 

( 5 ) 

( 6 ) 

क ) सेराटाइटिस कैपिटाटा ( भूमध्यसागरीय 
फल मक्खी ) और सेराटाइटिस रोजा ( नेटल 
फ्रूट फ्लाई ) के लिए कीट मुक्त स्थिति या 
ख ) 10 दिनों के लिए OOC या उससे नीचे के 
आयात- पूर्व / मार्गस्थ शीत उपचार ; 11 दिनों 
के लिए 0.550C या उससे नीचे ; 12 दिनों 
के लिए 1.10C या उससे नीचे प्लस 
भूमध्यसागरीय फल मक्खी के लिए मार्गस्थ 
शीत उपचार 


ख ) 10 दिनों के लिए OOC या उससे नीचे के 
आयात- पूर्व / मार्गस्थ शीत उपचार ; 11 दिनों 
के लिए 0.550C या उससे नीचे ; 12 दिनों के 
लिए 1.10C नीचे प्लस 
या उससे नीचे 
भूमध्यसागरीय फल फ्लाई के लिए मार्गस्थ 
शीत उपचार 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

( v ) क्रम संख्या 262 के सामने , कॉलम ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) और ( 6 ) के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित 
की जाएंगी नामतः : 


क्र . सं . 


( 1 ) 

293 . 


पौध 

प्रजाति 


पौध 

सामग्री की 

श्रेणी 


( 2 ) 

( 3 ) 

( v ) प्रूनस | ( i ) खपत के ( i ) 
एवियम लिए ताजे 
( मीठी फल 
चेरी ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उद्गम देश 


( 4 ) 


( प्रशांत 
पश्चिमी 


अमेरिका 


3 


उत्तर 1. क्लोरोस्टोनुरा रोसैसाना 
क्षेत्र- ( ओब्लिक बैंडेड लीफरोलर ) 

2. ग्राफोलिया मोलेस्टा 
( ओरिएंटल फल कीट ) 
3. ग्राफोलिया पैकार्डी 
( चेरी फल कीड़ा ) 
4. ग्राफोलिया प्रुनिबोरा 
( बेर कीट ) 

5. फेनाकोकस एसेरिस 

( ऐप्पल मीली बग ) 

6. रागोलेटिस फॉस्टा 
( ब्लैक चेरी फ्रूट फ्लाई ) 
7. रागोलेटिस इनडीफरन्स 
( पश्चिमी चेरी फल कीड़ा ) 
8. रागोलेटिस पोमोनेला 
( ऐप्पल मैगॉट ) 

9. फाइटोफ्थोरा क्रिप्टोगिया 

( टमाटर फल राट ) 


इडाहो , ओरेगन , 
वाशिंगटन ) 


पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में शामिल 

किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त आयात की विशेष शर्तें 

घोषणाएं 

( 5 ) 

निम्नलिखित से मुक्तः 


( 6 ) 

( i ) कंसाइनमेंट सहमत 

प्रोटोकॉल के अनुसार 


सिस्टम एप्रोच का 

अनुपालन करता है 
और इडाहो , ओरेगन 
और वाशिंगटन के 
उत्पादन क्षेत्र से 
खरीदा जाता है । ( इसे 
फाइटोसैनिटरी 
प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित 
किया जाना है । ) 


[ फा . सं . 8-34 / 2021 - पीपी- II ] 
प्रमोद कुमार मेहरदा , संयुक्त सचिव 

, 

टिप्पणी : पौध संगरोध ( भारत के आयात का विनियमन ) , आदेश , 2003 को 18 नवम्बर , 2003 के का.आ. 1322 ( अ ) 
में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी , 2004 के का.आ. 167 ( अ ) , 29 मार्च , 2004 के 
का.आ. 427 ( अ ) , 31 मई , 2004 के का.आ. 644 ( अ ) , 25 फरवरी , 2005 के का.आ. 263 ( अ ) , 31 मार्च , 
2005 के का.आ. 462 ( अ ) , 14 जुलाई , 2006 के का.आ. 1121 ( अ ) , 31 जुलाई , 2006 के का.आ. 1353 
( अ ) , 31 अक्टूबर , 2006 के का.आ. 1873 ( अ ) , 6 दिसम्बर , 2006 के का.आ. 2074 ( अ ) , 3 दिसम्बर , 
2007 के का.आ. 2069 ( अ ) , 1 जनवरी , 2008 के का.आ. 3 ( अ ) , 8 दिसम्बर , 2008 के का.आ. 2847 ( अ ) , 
15 दिसम्बर , 2008 के का.आ. 2888 ( अ ) , 9 सितम्बर , 2009 के का.आ. 2286 ( अ ) , 16 सितम्बर , 2009 के 
का.आ. 2390 ( अ ) , 23 दिसम्बर , 2009 के का.आ. 3269 ( अ ) , 24 दिसम्बर , 2009 के का.आ. 3298 ( अ ) , 
21 अप्रैल , 2010 के का.आ. 907 ( अ ) , 27 अगस्त , 2010 के का.आ. 2095 ( अ ) , 15 सितम्बर , 2010 के 
का.आ. 2284 ( अ ) , 11 अक्टूबर , 2010 के का.आ. 2516 ( अ ) , 4 नवम्बर , 2010 के का.आ. 2711 ( अ ) , 
28 दिसम्बर , 2010 के का.आ. 3052 ( अ ) , 28 अप्रैल , 2011 के का.आ. 887 ( अ ) , 21 दिसम्बर , 2011 के 
का.आ. 2845 ( अ ) , 17 फरवरी , 2012 के का.आ. 296 ( अ ) , 23 नवम्बर , 2012 के का.आ. 2775 ( अ ) , 


4 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

21 मार्च , 2013 के का.आ. 799 ( अ ) , 28 मई , 2013 के का.आ. 1378 ( अ ) , 14 जून , 2013 के का.आ. 
1531 ( अ ) , 26 सितम्बर , 2013 के का.आ. 2919 ( अ ) , 13 जून , 2014 के का.आ. 1508 ( अ ) , 27 जून , 
2014 के का.आ. 1632 ( अ ) , 12 सितम्बर , 2014 के का . आ . 2320 ( अ ) , 29 सितम्बर , 2014 के का.आ. 
2542 ( अ ) , 11 नवम्बर , 2014 के का.आ. 2879 ( अ ) , 10 दिसम्बर , 2014 के का.आ. 3114 ( अ ) , 
26 मई , 2015 के का . आ . 1413 ( अ ) , 15 सितम्बर , 2015 के का.आ. 2496 ( अ ) , दिनांक 13 जनवरी , 
2016 के का.आ. 101 ( अ ) , 7 मार्च , 2016 के का.आ. 608 ( अ ) , दिनांक 25 मई , 2016 के का.आ. 1873 
( अ ) , दिनांक 20 जून , 2016 के का.आ. 2192 ( अ ) दिनांक 29 जून , 2016 के का.आ. 2248 ( अ ) , दिनांक 
05 जुलाई , 2016 के का.आ. 2453 ( अ ) , दिनांक 5 अगस्त , 2016 के का.आ. 2614 ( अ ) एवं दिनांक 
12 जनवरी , 2017 के का.आ. 264 ( अ ) , दिनांक 3 फरवरी , 2017 के का.आ. 364 ( अ . ) , दिनांक 27 अप्रैल , 
2017 के का.आ. 1344 ( अ . ) , दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475 ( अ ) , दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 
2019 ( अ ) , दिनांक 6.07.2017 के का . आ . 2152 ( अ ) , दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752 ( अ ) और 
दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293 ( अ ) और दिनांक 7 नवम्बर , 2017 के का.आ. 3556 और दिनांक 
27 दिसम्बर , 2017 के का.आ. 4082 ( अ ) तथा दिनांक 20 मार्च , 2018 के का.आ. 1248 ( अ ) , दिनांक 
10 मई , 2018 के का.आ. 1873 ( अ ) , दिनांक 15 मई , 2018 के का.आ. 1930 , दिनांक 24 मई , 2018 के 
का.आ. 2059 ( अ ) , दिनांक 4 जून , 2018 के का.आ. 2286 ( अ ) , दिनांक 29 जून , 2018 के का.आ. 3194 
( अ ) , दिनांक 10 जुलाई , 2018 के का.आ. 3392 ( अ ) और दिनांक 16 अगस्त , 2018 के का.आ. 3998 ( अ ) , 
दिनांक 3 अक्टूबर , 2018 के का.आ. 5158 ( अ ) , दिनांक 22 नबंबर , 2018 के का.आ. 5830 ( अ ) , दिनांक 
18 दिसम्बर , 2018 के का.आ. 6224 ( अ ) , दिनांक 19 फरवरी , 2019 के का.आ. 941 ( अ ) दिनांक 6 मई , 
2019 के का.आ. 1728 ( अ ) , दिनांक 24 मई , 2019 के का.आ. 1817 ( अ ) , दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 
1954 ( अ ) , दिनांक 15 जुलाई , 2019 के का.आ. सं . 2525 ( अ ) , दिनांक 18 जुलाई , 2019 के का.आ. सं . 
2603 ( अ ) , दिनांक 29 अगस्त , 2019 के का.आ. सं . 3141 ( अ ) , दिनांक 1 अक्तूबर , 2019 के का.आ. सं . 
3594 ( अ ) , 24 अक्तूबर , 2019 के का . आ . सं . 3845 ( अ ) , दिनांक 8 नवंबर , 2019 के का.आ. सं . 4083 
( अ ) , दिनांक 21 दिसंबर , 2019 के का.आ. सं . 4615 ( अ ) , दिनांक 24 जनवरी , 2020 के का.आ. सं . 352 
( अ ) , दिनांक 31 जनवरी , 2020 के का.आ. सं . 488 ( अ ) , 2 मार्च , 2020 के का . आ . सं . 953 ( अ ) , 27 अप्रैल , 
2020 के का . आ . सं . 1404 ( अ ) , 20 जुलाई , 2020 के का . आ . सं . 2390 ( अ ) और 14 अक्टूबर , 2020 के का . 
आ . सं . 3646 ( अ ) , दिनांक 17 नवंबर 2020 के का . आ . सं . 4243 ( अ ) और 10 फरवरी , 2021 के का . आ . सं . 
681 ( अ ) , दिनांक 07.04.2021 के का.आ.सं. 1491 ( अ ) , दिनांक 10 जून , 2021 के का . आ . सं . 2511 ( अ ) , 
दिनांक 10 जून , 2021 के का . आ . सं . 2512 ( अ ) , दिनांक 13 अक्तूबर , 2021 के का . आ . सं . 4265 ( अ ) और 
दिनांक 05 अप्रैल , 2022 के का . आ . सं . 1885 ( अ ) और 26 जुलाई , 2022 के का . आ . 3456 ( अ ) , के माध्यम 
के 
से संशोधित किया गया । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE 

( Department of Agriculture and Farmers Welfare ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 3rd August , 2022 

S.O. 3777 ( E ) . – In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the 
Destructive Insects and Pests Act , 1914 ( 2 of 1914 ) , the Central Government hereby makes the following 
Order further to amend the Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order , 2003 , namely : 

1 . 


Short title and Commencement . – ( 1 ) This Order may be called the Plant Quarantine ( Regulation 
of Import into India ) ( Third Amendment ) Order , 2022 . 

( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 


2 . 

Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine ( Regulation of Import into 
India ) Order , 2003 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

( i ) Regarding the entries under Schedule - VI against serial no . 262 relating to Pome fruits ( Apple , 
Pear ( Pyrus spp . ) and Quince ( Cydonia spp . ) in column ( 3 ) regarding ( iii ) Fresh fruits for Consumption , the 
entries under column 4 ( viii ) South Africa will be deleted . 


( 4 ) 

( xi ) South 
Africa 


( ii ) Against serial number 262 , relating to Pome fruits , in column ( 2 ) against the entry ( ii ) regarding 
' Malus domestica ( Apple ) ' , in column ( 3 ) regarding Fresh fruits for consumption , in column ( 4 ) after item 
( x ) and the entries relating thereto , the following entries in columns ( 4 ) , ( 5 ) and ( 6 ) shall respectively be 
inserted , namely : 


( 4 ) 

( iii ) South 
Africa 


( 5 ) 


( 4 ) 

( ii ) South 
Africa 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 6 ) 

Free from : 

a ) Pest free status for Ceratitis capitata 

a ) Ceratitis capitata ( Mediterranean fruit fly ) ( Mediterranean fruit fly ) and Ceratitis rosa 
b ) Ceratitis rosa ( Natal fruit fly ) 

( Natal fruit fly ) or 

c ) Cydia molesta ( Oriental fruit moth ) 
d ) Cydia pomenella ( Codling moth ) 

e ) Erwinia amylovora ( Fire blight ) 

f ) Pseudococcus calceolariae ( Scarlet mealy Fly 
bug ) 


( iii ) Against serial number 262 , relating to Pome fruits , in column ( 2 ) against the entry ( iv ) regarding 
' Pyrus spp . ( Pear ) ' , in column ( 3 ) regarding ' Fresh fruits for consumption , in column ( 4 ) after item ( ii ) and 
the entries relating thereto , the following entries in columns ( 4 ) , ( 5 ) and ( 6 ) shall respectively be inserted , 
namely : 


( 5 ) 


5 


Free from : 

a ) Ceratitis capitata ( Mediterranean fruit fly ) 
b ) Ceratitis rosa ( Natal fruit fly ) 

c ) Cydia molesta ( Oriental fruit moth ) 

d ) Cydia pomenella ( Codling moth ) 

e ) Erwinia amylovora ( Fire blight ) 

f ) Pseudococcus calceolariac ( Scarlet mealy 
bug ) 


( 5 ) 


Free from : 

a ) Ceratitis capitata ( Mediterranean fruit fly ) 
b ) Ceratitis rosa ( Natal fruit fly ) 

c ) Cydia molesta ( Oriental fruit moth ) 

d ) Cydia pomenella ( Codling moth ) 

e ) Erwinia amylovora ( Fire blight ) 


b ) Pre - shipment cold treatment / In - transit 
cold treatment at 00C or below for 10 days ; 
0.550C or below for 11 days ; 1.10C or 
below for 12 days plus in - transit 

refrigeration against Mediterranean fruit 


( iv ) Against serial number 262 , relating to Pome fruits , in column ( 2 ) against the entry ( v ) regarding 
' Cydonia spp . ( Quince ) , ' , in column ( 3 ) regarding ‘ Fresh fruits for consumption , in column ( 4 ) after item ( i ) 
and the entries relating thereto , the following entries in columns ( 4 ) , ( 5 ) and ( 6 ) shall respectively be 
inserted , namely : 


f ) Pseudococcus calceolariae ( Scarlet mealy 

bug ) 


( 6 ) 

a ) Pest free status for Ceratitis capitata 
( Mediterranean fruit fly ) and Ceratitis rosa 
( Natal fruit fly ) or 


b ) Pre - shipment cold treatment / In - transit 
cold treatment at 0 ° C or below for 10 days ; 
0.55 ° C or below for 11 days ; 1.1 ° C or below 
for 12 days plus in - transit refrigeration 
against Mediterranean fruit Fly 


( 6 ) 

a ) Pest free status for Ceratitis capitata 
( Mediterranean fruit fly ) and Ceratitis rosa 
( Natal fruit fly ) or 


b ) Pre - shipment cold treatment at 0 ° C or 
below for 10 days ; 0.55 ° C or below for 11 
days ; 1.1 ° C or below for 12 days plus in 
transit refrigeration against Mediterranean 
fruit Fly 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

( v ) Against serial number 293 , the following entries relating to column ( 2 ) ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) and ( 6 ) shall be 
inserted namely : 


6 


S. No. 


( 1 ) 

293 . 


Plant 
species 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Category of 
plant 
material 

( 3 ) 


( 2 ) 

( v ) Prunus | ( i ) . 
avium 

( Sweet 
cherry ) 


Fresh 
for 


fruit 
consumption 


Country of 
origin 


Additional declarations required 
to be incorporated into 
Phytosanitary Certificate 


( 5 ) 


( 1 ) USA 

Free from : 

( Pacific North 
West region 

1. Chloristoneura rosaceana 
( Oblique banded leafroller ) 
Idaho , Oregon , 2. Grapholia molesta 
Washington ) 

( Oriental fruit moth ) 


3. Grapholia packardi 
( Cherry fruit worm ) 
4. Grapholia prunivora 
( Plum moth ) 


5. Phenacoccus aceris 
( Apple mealy bug ) 
6. Rhagoletis fausta 

( Black cherry fruit fly ) 
7. Rhagoletis indifferens 
( Western cherry fruit worm ) 


8. Rhagoletis pomonella 
( Apple maggot ) 


9. Phytophthora cryptogea 
( Tomato fruit rot ) 


Special conditions 
of import 

( 6 ) 

( ii ) Consignment 
complies with 
Systems Approach 
per agreed 
protocol 
procured 

and 

from 

production area of 
Idaho , Oregon and 
Washington . ( The 


as 


to 


same 

endorsed 
Phytosanitary 
certificate . ) 


be 
in 


[ F. No. 8-34 / 2021 - PP.II ] 

PRAMOD KUMAR MEHERDA , Jt . Secy . 

Note : The Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order , 2003 was published in the Gazette of 
India , vide , number S.O. 1322 ( E ) dated 18th November , 2003 , and subsequently amended vide 
number S.O.167 ( E ) , dated 6th February 2004 , S.O. 427 ( E ) , dated 29th March , 2004 , S.O. 644 ( E ) , 
dated 31st May 2004 , S.O. 263 ( E ) , dated 25th February 2005 , S.O. 462 ( E ) , dated 31st March 
2005 , S.O. 1121 ( E ) , dated 14th July 2006 , S.O. 1353 ( E ) , dated 31st July 2006 , S.O. 1873 ( E ) , 
dated 31st October 2006 , S.O. 2074 ( E ) , dated 6th December 2006 , S.O. 2069 ( E ) , dated 3rd 
December , 2007 , S.O. 3 ( E ) , dated 1st January , 2008 , S.O. 2847 ( E ) , dated 8th December , 2008 , 
S.O. 2888 ( E ) , dated 15th December , 2008 , S.O. 2286 ( E ) , dated 9th September , 2009 , S.O. 2390 
( E ) , dated 16th September , 2009 , S.O. 3269 ( E ) , dated 23rd December , 2009 , S.O. 3298 ( E ) , dated 
24th December , 2009 , S.O. 907 ( E ) , dated 21st April , 2010 , S.O. 2095 ( E ) , dated 27th August , 
2010 , S.O. 2284 ( E ) , dated 15th September , 2010 , S.O. 2516 ( E ) , dated 11th October , 2010 , S.O. 
2711 ( E ) dated 4th November , 2010 , S.O. 3052 ( E ) dated 28th December , 2010 , S.O. 887 ( E ) dated 
28th April , 2011 , S.O. No. 2845 ( E ) dated 21st December , 2011 , S.O. No.296 ( E ) dated 
17th February , 2012 , S.O. 2775 ( E ) 23rd November , 2012 S.O.799 ( E ) dated 21st March , 2013 , 
S.O.1378 ( E ) dated 28th May , 2013 , S.O.1531 ( E ) dated 14th June , 2013 , S.O.2919 ( E ) dated 
26th September , 2013 , S.O.1508 ( E ) dated 13th June , 2014 , S.O. No.1632 ( E ) dated 27th June , 2014 , 
S.O. No.2320 ( E ) dated 12th September , 2014 , S.O . No.2542 ( E ) dated 29th September , 2014 , S.O. 
No.2879 ( E ) dated 11th November , 2014 , S.O. No.3114 ( E ) dated 10th December , 2014 , S.O. No. 
1413 ( E ) dated 26th May , 2015 , S.O. No. 2496 ( E ) dated 15th September , 2015 , S.O. No. 101 ( E ) 
dated 13th January , 2016 , S.O. No. 608 ( E ) dated 7th March , 2016 S.O. No.1873 ( E ) dated 25th 
May , 2016 , S.O. No.2192 ( E ) dated 20th June , 2016 , S.O. No. 2248 ( E ) dated 29th June , 2016 , S.O. 
No.2453 ( E ) dated 5th July , 2016 , S.O. No.2614 ( E ) dated 5th August , 2016 and S.O. No.264 ( E ) 
dated 12th January , 2017 , S.O. No. 364 ( E ) dated 3rd February , 2017 , S.O. 1344 ( E ) dated 
27th April , 2017 , S.O. 1475 ( E ) dated 8th May , 2017 , S.O. 2019 ( E ) dated 21st June , 2017 and 
S.O. 2152 ( E ) dated 6th July , 2017 and S.O. No. 2752 ( E ) dated 23rd August , 2017 , S.O. No. 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

7 

3293 ( E ) dated 6th October , 2017 , S.O. No.3556 ( E ) dated 7th November , 2017 and S.O. No. 
4082 ( E ) dated 27th December , 2017 , S.O. No. 1248 ( E ) dated 20th March , 2018 , S.O. No. 1873 ( E ) 
dated 10th May , 2018 , S.O. No.1930 dated 15th May , 2018 , S.O. No. 2059 ( E ) dated 24th May , 
2018 , S.O. No. 2286 ( E ) dated 4th June , 2018 and S.O. No. 3194 ( E ) dated 29th June , 2018 , S.O. 
No. 3392 ( E ) dated 10th July , 2018 , S.O. No. 3998 ( E ) dated 16th August , 2018 , S.O. No. 5158 ( E ) 
dated 3rd October , 2018 and S.O. No. 5830 ( E ) dated 22nd November , 2018 and S.O. No. 6224 ( E ) 
dated 18th December , 2018 , S.O. No.941 ( E ) dated 19th February , 2019 and S.O. No. 1728 ( E ) 
dated 6th May , 2019 , S.O. No. 1817 ( E ) dated 24th May , 2019 , S.O . No.1954 ( E ) dated 11.06.2019 , 
S.O. No. 2525 ( E ) dated 15th July , 2019 and S.O. No.2603 ( E ) dated 18th July , 2019 and S.O. No. 
3141 ( E ) dated 29th August , 2019 ; S.O. No. 3594 ( E ) dated 1st October , 2019 and S.O. No.3845 ( E ) 
dated 24th October , 2019 and S.O. No. 4083 ( E ) dated 8th November , 2019 and S.O. 4615 ( E ) 
dated 21st December , 2019 and S.O. 352 ( E ) dated 24th January , 2020 81. S.O. 488 ( E ) dated 
31st January , 2020 82. S.O. 953 ( E ) dated 2nd March , 20202020 and S.O. No. 1404 ( E ) dated 
27th April , 2020 , S.O. No.2390 ( E ) dated 20th July , 2020 ; S.O. No.3646 ( E ) dated 14th October , 
2020 and S.O. No.4243 ( E ) dated 17th November , 2020 and S.O. No.681 ( E ) dated 10th February , 
2021 ,, S.O.No.1491 ( E ) dated 7th April , 2021 , S.O. No.2511 ( E ) dated 10th June , 2021 , S.O. 
No.2512 ( E ) dated 10th June , 2021 and S.O. No.4265 ( E ) dated 13th October , 2021 and 
S.O.No.1885 ( E ) dated 5th April , 2022 and S.O.No.3456 ( E ) dated 26th July , 2022 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR Digially signed by MANOJ 
VERMA 

KUMAR VERMA 
Dale : 2022.08.12 22:01:02 

+05 : 30 


